TREET HO -( $ )-72 


REGISTERED No. D - (D )-72 


SS. 


i 


. 


. 


* 


. 


- 


Agh177 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of Jhadia 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

HRT II - am 3439an ( ii) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( II) 

माधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


po 143 ] 
No. 143] 


fareit , 7TTC, Ata 25, 1977 /47 4 , 1899 
NEW DELHI, FRIDAY,MARCH 15, 1977 /CHAITRA 4, 1899 


इस भाग में भिम्म पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा आ सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed 

A9 A separate compllation 


MINISTRY OF LABOUR 

NOTIFICATIONS 

New Delhi, the 25th March 1977 
S . O . 257 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 1 
of the Equal Remuneration Act , 1976 ( 35 of 1976 ), the Central Government hereby 
appoints the lst day of April, 1977, as the date on which the suid Act shall come 
into force in respect of employments in relation to electricity , gas ( including sleam ) 
and water specified in the Schedule annexed hereto 

TIIE SCHIEPULE 
1. Electricity 

(1) Generation and transmission of electric energy . 
( 11) Distribution of electric energy to household , industrial and commercial 

and other users . 
2 . Gas (including steam ) 

Manufacture of gas in gas works and distribution through mains to household , 
industrial, commercial and other users 
3 . Water 
Water supply , that is to say, collection , purification and distribution of water. 

[ No . S -42013 / 14 / 76 -WC. ] 
( 1343 ) 


1344 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART II - SEC. 2 


. 


श्रम मंत्रालय 

अधिसूचनाएं 

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1977 
का प्रा० 257 ( 4 ) . — केन्द्रीय सरकार , समान पारिश्रमिक अधिनियम , 1976 ( 1976 को 
25 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहली अप्रैल , 1977 
को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम इसमे उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट विद्यत , गैस (जिसमें स्टीम भी सम्मिलित है ) और जल से सम्बद्ध नियोजनो के बारे 
में प्रयास होगा । 


अनुसूची 
1. विद्युत 
(1 ) विद्युत ऊर्जा का उत्पादन और सम्प्रेषण । 

प्रौद्योगिक , वाणिज्यिक और अन्य उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा का वितरण । 


2. गैस ( जिसमें स्टीम भी सम्मिलित है ) 


गसक 


गैस के कारखानो मे गैस का विनिर्माण और घरेल , औद्योगिक तथा वाणिज्यिक एवं अन्य 
उपभोक्तामो को मुख्य लाइनो ( मेन्स ) के माध्यम से उसका वितरण । 


3. जल 
जल प्रदाय , अर्थात् जल का सग्रहण , शुद्धिकरण और वितरण । 

[ स० एस-42013/ 14/ 76- इब्ल्यू० सी० ] 


S . O . 258 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 8 
of the Eaual Remuneration Act , 1976 ( 25 of 1976 ), the Central Government hereby 
specifies the employments in relation to electricity , gas and water specifed in 
the schedule annexed hereto , for the purpose of conşitution of one or more Advisory 
Committees by the appropriate Government to advise it with regard to the cxtent 
to which women may be employed in such employments , 


THE SCHEDULE 
1. Electricity 

(1) Generation and trasmission of electric energy. 
(11 ) Distribution of electric energy to household , Industrial, commercial and 

other users. 


2. Gas (Including steam) 

Manufacture of gas in gas works and distribution through mains lo household , 
Industrial , commercial End other users. 


3. Water 
Water supply , that is to say , collection , purification and distribution of water. 

[ No. S-42013 / 14 / 78- wc.] 
T . S. SANKARAN, Addl. Secy . 


ग II - खं . 3 (iiy 


भारत का असाधारण राजपत्र 


1345 


का प्रा० 258 ( प ). - केन्द्रीय सरकार, समान पारिश्रमिक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 25 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध 
अनुसूची मे विनिर्दिष्ट विद्युत , गैस और जल से सम्बद्ध नियोजनों को , समुचित सरकार द्वारा एक 
या अधिक सलाहकार समितिया गठित करने के लिए निर्दिष्ट करती है, जो इसे इस सम्बन्ध 
में सलाह देगी कि ऐसे नियोजनो में किस सीमा तक महिलाओ को नियोचित किया जाए । 


अनुसूची 
1 विद्युत 

( 1 ) विद्युत ऊर्जा का उत्पादन और सम्प्रेषण । 

( 2 ) घरेलू , प्रौद्योगिक वाणिज्यिक और अन्य उपभोक्तामो को विद्युत ऊर्जा का वितरण । 
2. गैस ( जिप्समें स्ट्रीम भी सम्मिलित है ) 

गैस के कारखानों मे गैस का विनिर्माण और घरेलू , प्रौद्योगिक तथा वाणिज्यिक एव 
अन्य उपभोक्तानो को मुख्य लाइनो ( मेन्स ) के माध्यम से उसका वितरण । 


3. जल 


जल प्रदाय, अर्थात् जल का सग्रहण , शुद्धिकरण और वितरण । 

[म . एस -42013 / 14 /76-डब्ल्यु० सी० ] 

दी० एस० शकरन, अपर सचिष । 


महा प्रबन्धक , भारत सरकार मजणालय , मिन्टी रोड, नई दिल्ली वारा 

मुद्रित तथा नियंत्रक , प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977 
PRINTED BY THE GENERAL MANAOBR , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1977 


